रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपत्र 


Che Gazette of india 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-12042024-253680 
CG-DL-E-12042024-253680 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 1603] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2024/4 21, 1946 
No. 1603] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2024/CHAITRA 21, 1946 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 10 अप्रैल, 2024 


का.आ. 1688(अ).-- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4607(5) तारीख 20/10/2023, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग ||, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में कंस्ट्रक्शन ऑफ़ 
आर at बी we कि.मी. 230.600 इन लियू ऑफ़ लेवल क्रासिंग नं.. 52 एंड ve कि.मी 231.700 इन लियू ऑफ़ 
लेवल क्रासिंग नो. 3 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 165 तक के भूखण्ड पर निर्माण, के (चौड़ीकरण/4 लेन का बनाना आदि) 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21.11.2023 " 
को "आंध्र प्रभा (तेलुगु)" और "द हिन्दू (इंग्लिश)" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और 
उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


2522 (1/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में कंस्ट्रक्शन ऑफ़ आर at बी ve कि.मी. 230.600 इन लियू ऑफ़ लेवल क्रासिंग नं. 


52 एंड एट कि.मी. 231.700 इन लियू ऑफ़ लेवल क्रासिंग नं. 3 में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 165 तक के लिए अर्जन की 
जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण। 


राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश जिले का नाम: कृष्णा 
सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 
संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: गुड़ीवड़ा 


गांव का नाम: गुडिवाड़ा (रूरल) 


1 288 सरकारी ड्राय 0.005]गुट्टा वेंकटेश्वर राव और 
अन्य 


गांव का नाम: गुड़ीवड़ा 
2 193/3सी2 (53/2) निजी... lee 0.0065|नागालपु श्रीनिवास राव 
216/2 (81/2 0.0007|जॉइंट पाथवे 
216/2 
219/2 (90/2 ड्राय 0.0142|11.मद्दामसेट्टी श्रीनिवास 
राव, 2.बच्चू शिवराम, 
3.कानागला विनय पवन 
कुमार, 4.दारापुरेट्टी वीरा 
वेंकैया, 5.कावेती 
पुल्लाराव, 6.चिलुकुरी 
लक्ष्मी ललिताम्बा, 
7.जदीमेनु मनिस्त्री और 
अन्य 
219/281 
219/2 (90/2 ड्राय 0.007|1.कोगंती रत्वाकुमारी, 
2.कोगंती उषा देवी और 
अन्य 
219/281 
a 220/2 (45/24) निजी ड्राय 0.0098|1.गुनिपुडी रामनम्मा 
2.किर्ला तिरुवेदी वेंकट 
बाला संध्या अरुणा 
3.मनुब्रोलु अंजम्मा और 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


0.0393]1. वालिवेति भूदेवी 2 
बोड्डू अमरेंद्र 3. कोंकेनी 
सुमा 4. डोक्कू अंजेगश्वरी 
5. गंता कुसुमा कुमारी 6. 
दत्ती वेंकट सत्यवेणी 7. 
कोवेलकर ललिता और 
अन्य 
224/1A1 

7 227/2 (40/24) ड्राय 0.0015|1. अपष्पिकतला मोहन 


बाबू 2. कुव्वारापु बाला 
228 (47/2 ड्राय 0.002 


3. कोंडेती आधम 4. 
संद्रपति याकोबू राजू और 
अन्य 

227/2A 


अनिसेट्टी विजयभारती 
और अन्य 
228/2A 


237(पी) (38/14 ड्राय 0.005||मोहम्मद हसन और अन्य 
237/2A 


238 (36/2 ड्राय 0.0158|11. बालासानी कोटैया 2 
Tel कमला कुमारी 3. 
कंडुला राजू 4. 
पेसारामिल्ली रमेश बाबू 
5. पूर्णकांति वज्गम्मा और 
अन्य 
238/281 


631 (46/2 ड्राय 0.0024 |नुकारापु थुलासम्मा और 


कुल योग 0.1092 


[फा. स. RW/NH-12014/AP (31)LA/16-S&R (B)/3D] 


अभय जैन, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th April, 2024 


S.O. 1688(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 4607(E) Dated : 20/10/2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, 
Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four - laning,etc.) Maintenance, management 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


and operation of Construction of ROB at Km. 230.600 in lieu of level crossing No. 52 and at Km. 231.700 in lieu of 
level crossing No. 3 in National Highway No. 165 in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Andhra Prabha(Telugu)” and “The 
Hindu(English)” both dated 21.11.2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 


And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and 
settled the same appropriately; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling Construction of ROB 
at Km. 230.600 in lieu of level crossing No. 52 and at Km. 231.700 in lieu of level crossing No. 3 in National 
Highway No. 165 in the district of KRISHNA in the state of ANDHRA PRADESH 


State: ANDHRA PRADESH District: KRISHNA 


Survey/Plot Number || Type of Land ||Nature of Land Area Name of Land 
(in Hectares) Owner/Interested 
Person 


7 ee ee ee ee ee 
Taluk: Gudivada 


Taluk: Gudivada 
Village: Gudivada Rural 


1 288 Government Dry 0.005|/Gutta Venakteswara 
Rao and others 


Village: Gudivada 


2 193/3C2 (53/2) Private Dry 0.0065)|Nagalapu Srinivasa 
Rao and Others 
193/3C2 

3 216/2 (81/2) Private Dry 0.0007||Joint Pathway 
216/2 


4 219/2 (90/2) Private Dry 0.01421/1. Maddamsetti 
Srinivasa Rao, 2. 
Bachhu Shivaram, 3. 
Kanagarla Vinay 
Pavan Kumar, 4. 
Darapureddy Veera 
Venkaiah, 5. Kaveti 
Pullarao, 6. Chilukuri 
Lakshmi Lalithamba, 
7. Jadimenu Manistri 
& others 
219/2B1 


5 219/2 (90/2) Private Dry 0.007 


1. Koganti 
Ratnakumari, 2. 
Koganti Usha Devi & 
Others 

219/2B1 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


220/2 (45/28) Private Dry 0.0098||1. Gunipudi 
Ramanamma 2. Kirla 
Tiruveedi Venkata 
Bala Sandhya Aruna 
3. Manubrolu 
Anjamma & Others 
220/2A 


i 
7 224/1 (43/1A) Private Dry 1. Valiveti Bhudevi 2. 

Boddu Amarendra 3. 
a 227/2 (40/2B) i 


Konkeni Suma 4. 
a 228 (47/2) Private Dry 


Dokku Anjeswari 5. 
237(P) (38/1B) i Dry 


Ganta Kusuma 
Kumari 6. Datti 
Venkata Satyaveni 7. 
Kovelkar Lalitha & 
Others 

224/1A1 


1. Appikatla Mohan 
Babu 2. Kuvvarapu 
Bala 3. Kondeti 
Aadham 4. Sandrapati 
Yakobu Raju & 
Others 

227/2A 


Anisetti 
Vijayabharathi & 
Others 

228/2A 


Mohammad Hasan & 
Others 
237/2A 


1. Balasani Kotaiah 2. 
Palli Kamala Kumari 
3. Kandula Raju 4. 
Pesaramilli Ramesh 
Babu 5. Poornakanti 
Vajramma & Others 
238/2B1 


11 238 (36/2) Private Dry 


Nukarapu 
Thulasamma & Others 
631/2A 


12 631 (46/2) Private Dry 


3 
a] 
< 
tab) 
रू 
fo) 
छा, 
I 
< 
= 2 2 2 = 
S i=) — S S | es) 
R=) ie) Nn j=) j=) —_ \O 
N & oo Nn N Nn ise) 


ह 


[F. No. RW/NH-12014/AP (31)LA/16-S&R (B)/3D] 
ABHAY JAIN, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. — manos ‘s ig 


KUMAR 
VERMA 


